रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002 / 99 


भारत सरकार 


REGISTERED No. D .L.- 33002/99 


GOVERNMENT OF INDIA 


mininesiredne 


दिल्ली राजपन 


। 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


M 


- 


सं . 157 ] 
No. 157 ] 


दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 24 , 2015 / अग्रहायण 3 , 1937 
DELHI , TUESDAY, NOVEMBER 24, 2015/AGRAHAYANA 3, 1937 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि . सं . 146 

IN. C . T . D . No. 146 


- 


van 


भाग -IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 

अधिसूचना 
दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015 


सं . फा . 32 / 39 / 2009 / स्वा . एवं परि. कल्या. / डीएमसी / 2012 / जेएसएचएफडब्ल्यू / 920 - 927 .--- दिल्ली 

यम , 1997 (1997 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 4 की उप - धारा (1) तथा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की दिनांक 13 मार्च, 2015 की 
संख्या फाईल 32 / 13 / 2009 / स्वा. एवं परि. कल्या. / 1985 -91 द्वारा जारी परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना में 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : ... 

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 22 के बाद निम्नलिखित समाविष्ट किये जायेंगे -- "23 धारा 3 की उप - धारा (3) के 
खंड ( ग) के अन्तर्गत डॉ० अनिल गोयल " 

उपरोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त सदस्य का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 
शेष अवधि के लिए होगा । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
प्रेमानन्द पुस्ति, संयुक्त सचिव ( स्वा . एवं परि. कल्या.) 


4920 DG/2015 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


NI 


- 


DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

NOTIFICATION 


_ Delhi, the 24th November , 2015 , 
No . F. 32/39 /2009/H & FW /DMC/ 2012 / js3hfw / 920 - 927.- -In exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1) and ( 4 ) of Section 4 of the DelhiMedical Council Act , 1997 (Delhi Act 5 of 1997 ), the Government of 
National Capital Territory of Deini is picased io make the following amenidiserts in the ilutification of the Department 
of Health & Family Welfare No. F. 32/ 13 /2009/H & FW / 1985 -91 issued on 13th March , 2015 , 

In the said notification , after Serial No . 22, the following shall be inserted namely : 


“ 23 . Dr. Anil Goyal under clause ( c ) of sub -section ( 3 ) of section 3 " . 


Subject to provisions of the aforesaid Act, the term of office of the above member shall be for the remaining 
period from the date of publication of this Notification . . 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, 


PREMANANDA PRUSTY , 11. Secy . (H & FW ) . 


राजस्व विभाग 
सचिव (राजस्व ) एवं मंडलायुक्त कार्यालय | 

( समन्वय शाखा) 

अधिसूचना 

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015 
सं . एफ .1 (15) / डी . सी . ओ. / 2010 / 5276. - - भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता 
( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम ( 4) के अन्तर्गत 
जारी राजपत्र आदेश संख्या का . आ . 1694 ( अ ) दिनांक 25 जून, 2015 के अनुसरण में तथा इस विभाग द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना 
संख्या एफ .1(15) / डी . सी. ओ. / 2010 / 4264 दिनांक 15 सितम्बर , 2015 के क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, स्थानीय 
रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए दिल्ली 
राज्य में घर - घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य की समयावधि 21.12. 2015 तक बढाने का आदेश करती है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से 

तथा उनके नाम पर, 
जूही मुखर्जी, विशेष सचिव ( राजस्व ) 


REVENUE DEPARTMENT 
(Office of the Divisional Commissioner ) 
( CO -ORDINATION BRANCII) 

NOTIFICATION 

Delhi, the 24th November , 2015 
No. F. 1 (15 )/ DCO/2010/ 5276.- -- In pursuance of Gazette Notification No. S. O .1694 ( E ), dated 25th June , 2015 
issued by the Registrar General Citizen Registration , India and in continuation in earlier Notification issued by this 
department vide No . F. 1 (15 )/ DCO/ 2010/ 4264 dated 15th September , 2015 issued under sub-rule ( 4 ) of rule 3 of the 
Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003 , the Government of National 
Capital Territory of Delhi orders the extension of the period of house to house cnumeration throughout the NCT of 
Delhi, upto 21. 12. 2015, for collection of information relating to all persons who are usually residing within the 
jurisdiction of Local Registrar. 

By Order and in thc Name of Li. Governor of 

National Capital Territory of Delhi, 
JUI MUKHERJI: E , Spl. Sccy . ( Revenue ) 


- 


-.. . . - - 


- ......... - 


- .- - 


. 


..... . . . . 


...... . ... .............. .. 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


माप तोल विभाग 

अधिसूचना 


दिल्ली, 24 नवम्बर , 2015 


स. फा . 7(63) / एमडब्ल्यू एम / 2000 / 470 - 80. - -- विधिक माप अधिनियम 2009 ( 2010 का 1 ) की 
धारा 14 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 2 ( क्यू ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये बाट एवं माप के सहायक 
नियन्त्रक श्री शैलेष कुमार को विधिक माप पद्वति का सहायक नियन्त्रक नियुक्त करते हैं । 

श्री भूपेन्द्र सिंह की सहायक नियंत्रक विधिक माप पद्धति के रूप में नियुक्ति की पूर्व अधिसूचना 
सं. फा . 07 (7 ) / डबल्यू. एण्ड एम . / 2011 / 1311-- 1321 दिनांक 22.09. 2011 को रद्द करते हैं । 

संजीव खिरवार , सचिव (विधिक माप पद्धति ) 


DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES 


NOTIFICATION 


Delhi, the 24th November , 2015 


No. 7 (63)/MWM /2000 / PT FILE 470 - 80.-----In exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1 ) of Section 
14 of the Legal Metrology Act, 2009 ( 1 of 2010 ) and read with section 2 (q ) of the said Act, the Competent Authority 
hereby appoints Sh . Shalesh Kumar, Asstt . Controller (Weights & Measures) to be the Asstt. Controller of Legal 
Metrology for the purpose of the said Act , for the National Capital Territory of Delhi. 

The Government s earlier Notification No . F .7 ( 7 )/ W & M /Admn ./ 2011 / 1311 - 1321 dated 22 .09 .2011 appointing 
of Sh . Bhupinder Singh as Asstt. Controller of LegalMetrology is hereby cancelled . 

SANJEEV KHIRWAR , Secy ., LegalMetrology 


....... ......-. .... . . . .......... . .. . . . .. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


